Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 143-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 11, 2023 (SRAVANA 20, 1945 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
अधिसूचना 
दिनांक 11 अगस्त, 2023 
संख्या 2/14 /2008.1पर्या-- जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 6) की 
धारा 12 की उपधारा (3) तथा BH) तथा वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम 14) की 
धारा 14 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा राज्य 
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा विनियम, 2021 को 
आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌:- 
1 (1) ये विनियम हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा (संशोधन) विनियम, 2023 कहे 
जा सकते है। 
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। 
2 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा विनियम, 2021 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद 
उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 9 में, उप विनियम (1) में, शीर्ष que’ में, निम्नलिखित मद तथा उसके नीचे 
प्रविष्टियां क्रम संख्या “क' के पूर्व रखी जाएंगी, अर्थात्‌:- 
“(क1) मुख्य पर्यावरण अभियन्ता की दशा में:- 
(i) 100% वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता में से पदोन्नति द्वारा; या 
(9) केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार / केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड /राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड 
तथा केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन लोक क्षेत्र उपक्रम में सदृश पद पर कार्यरत 
अधिकारियों में से समय-समय पर सरकार द्वारा यथा विहित सामान्य निबन्धनों तथा शर्तों 
पर नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर। 
(क2) मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी की दशा में,- 
(i) 50% वरिष्ठ वैज्ञानिक में से पदोन्नति द्वारा; या 
(ii) 50% DAT सरकार / राज्य सरकार / कन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियन्त्रण 
बोर्ड तथा केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन लोक क्षेत्र उपक्रम में age पद पर 
कार्यरत अधिकारियों में से समय-समय पर सरकार द्वारा यथा विहित सामान्य निबन्धनों तथा 
शर्तों पर नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर |” 
इसके अलावा क्रम संख्या “क' का नाम बदलकर क्रम संख्या 'क3' हो जाएगा। 


(2217) 


2218 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 11, 2023 (SRVN. 20, 1945 SAKA) 


3. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट क में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, शीर्ष ग्रुप-'क' में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा 
प्रविष्टियां क्रम संख्या 4* के पूर्व रखी जाएंगी, अर्थात्‌:- 


| 1 | 2 3 |. 4 । 


‘1 . | मुख्य पर्यावरण अभियन्ता | 02 लेवल-19-128900-219600 रूपए 


1ख. | मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी | 02 लेवल-19-128900-219600 रूपए” 


इसके अलावा क्रम संख्या 1’ का नाम बदलकर क्रम संख्या 4ग' हो जाएगा। 
4. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3, तथा 4 के नीचे, शीर्ष ग्रुप-'क' में, निम्नलिखित क्रम संख्या 
तथा प्रविष्टियां क्रम संख्या '4' के पूर्व रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः- 


| _1 | 2 eof fo 1  ़़्‌्‌्‌्‌। 
“1क. मुख्य पर्यावरण हु पदोन्नति द्वारा: 
अभियन्ता () वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष की सेवा | 
प्रतिनियुक्ति द्वारा : 


() सिविल /मैकेनिकल / कैमिकल / पर्यावरण इंजीनियरिंग में 
प्रथम श्रेणी में पूर्ण कालिक नियमित स्नातक डिग्री तथा 
केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार /» केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण 
बोर्ड /राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा केन्द्र /राज्य 
सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन लोक क्षेत्र उपक्रम में सदृश पद 
पर कार्यरत | 

(ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी /संस्कृत या उच्चतर 
स्तर में एक विषय के रूप में हिन्दी | 


1ख. मुख्य वैज्ञानिक हु पदोन्नति द्वाराः 
अधिकारी (i) वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। 
प्रतिनियुक्ति द्वारा : 


एमएससी.कैमिस्ट्री / पर्यावरण विज्ञान / माईक्रोबायोलोजी / 
बायोकैमिस्ट्री / बायोटैक्नोलोजी में पूर्ण कालिक नियमित 
डिग्री /कैमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा कन्द्रीय 
सरकार /राज्य सरकार» केन्द्रीय. प्रदूषण नियन्त्रण 
बोर्ड /राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा केन्द्र /राज्य 
सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन लोक क्षेत्र उपक्रम में सदृश पद 
पर कार्यरत | 

(ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी /संस्कृत या उच्चतर 
स्तर में एक विषय के रूप में हिन्दी | 

इसके अलावा क्रम संख्या 4' का नाम बदलकर क्रम संख्या 4ग' हो जाएगा। 
5. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट “ग' में, खाना 4, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, शीर्ष ग्रुप-“क' में, निम्नलिखित क्रम 
संख्या तथा प्रविष्टियां क्रम संख्या 4' के पूर्व रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः- 


(i) 


[1 [2 3 i400 tid ti‘ [7 

"1h, मुख्य अध्यक्ष 1. बड़ी शास्तियां। | प्रशासकीय सचिव | सरकार [- 
पर्यावरण 2. छोटी शास्तियां। | अध्यक्ष प्रशासकीय सचिव | सरकार 
अभियन्ता 

1ख. मुख्य अध्यक्ष 1. बड़ी शास्तियां। | प्रशासकीय सचिव | सरकार [5 | 
वैज्ञानिक 2. छोटी शास्तियां। | अध्यक्ष प्रशासकीय सचिव | सरकार” 
अधिकारी 


इसके अलावा क्रम संख्या 4' का नाम बदलकर क्रम संख्या 4ग' हो जाएगा। 


विनीत गर्ग, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
पर्यावरण, वन एंव वन्यजीव विभाग | 


पी० राघवेंद्रा राव, 
चेयरमैन 
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बार्ड | 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 11, 2023 (SRVN. 20, 1945 SAKA) 2219 


HARYANA GOVERNMENT 
HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD 
Notification 
The 11th August, 2023 


No. 2/1/2008-1Env.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (3A) of section 12 of the 
Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974), and Sub-Section-(4) of Section-14 of the 
Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, (Act, 14 of 1981) the Haryana State Pollution Control Board, 
with the approval of the State Government hereby makes the following regulations further to amend the Haryana 
State Pollution Control Board (Group A, B, C and D) Service, Regulations, 2021, namely:- 
1. (1)... 11656 Regulations may be called the Haryana State Pollution Control Board (Group A, 3, C and 12) 
Service (Amendment) Regulations, 2023. 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the Haryana State Pollution Control Board (Group A, B, C and D) Service Regulations, 2021 (hereinafter 
called the said regulations), in Regulation 9, in sub-regulation (1), in heading Group-'A’, the following items and 
entries thereunder shall be inserted before (a), namely:- 
"(al) In the case of Chief Environmental Engineer; 
(i) 100% by Promotion from amongst Senior Environmental Engineers; or; 
(i) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by the 
Government from time to time amongst the officers working on analogous posts in 
Central Government/State Government/Central Pollution Control Board/ State Pollution 
Control Board and Public Sector Undertaking owned by Central / State Government. 
(a2) Inthe case of Chief Scientific Officer; 
(i) 50% by Promotion from amongst Senior Scientists, or 
(i) 50% on deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by the 
Government from time to time amongst the officers working on analogous posts in 
Central Government/State Government/Central Pollution Control Board/ State Pollution 
Control Board and Public Sector Undertaking owned by Central / State Government”. 
Further, entry at serial No. (a) will be renamed as serial No. a3. 


3. In the said regulations in Appendix A, under column 1, 2, 3 and 4 under heading Group-'A’ the following serial 
Nos. and entries shall be inserted before serial No. (1), namely — 


1 2 3 4 
“la. Chief Environmental Engineer 02 Level -19 Rs. 128900-219600 
1b. Chief Scientific Officer 02 Level -19 Rs. 128900-219600” 


Further, entry at serial No. (1) will be renamed as serial No. Ic. 


4. In the said regulations, in Appendix B, under column 1, 2, 3 and 4, under heading Group-'A’, the following 
serial Nos. and entries shall be inserted before serial No. (1), namely- 


1 2 3 4 
"la. | Chief 7 By Promotion 
Environmental (i) Three years service as Senior Environmental 
Engineer Engineer. 
By Deputation 


(ii) Full time regular Bachelor Degree in First 
Division in Civil /Mechanical / Chemical / 
Environmental Engineering and Working on 
analogous posts in Central Government/State 
Government/Central Pollution Control Board/ 
State Pollution Control Board and Public Sector 
Undertaking owned by Central / State 
Government. 

(iii) Hindi/Sanskrit as one of the subjects in Matric or 
Hindi as one of the subjects in Higher Standards. 


2220 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 11, 2023 (SRVN. 20, 1945 SAKA) 


lb. | Chief Scientific 7 By Promotion 

Officer (i) Three years service as Senior Scientist. 

By Deputation 

(i) Full time regular Degree in M.Sc. Chemistry/ 

EnvironmentalScience/Microbiology/ 
Biochemistry/Bio Technology/Degree in Chemical 
Engineering and working on analogous posts in 
Central Government/State Government/Central 
Pollution Control Board/ State Pollution Control 
Board and Public Sector Undertaking owned by 
Central / State Government. 


(ii) Hindi/Sanskrit as one of the subjects in Matric or 
Hindi as one of the subjects in Higher Standards.” 


Further, entry at serial No. (1) will be renamed as serial No. Ic. 


5. In the said regulations, in Appendix C, under column 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, under heading Group-'A’, the 
following serial Nos. and entries shall be inserted before serial No. (1), namely- 


1 2 3 4 5 Le | 7 
"La. | Chief Chairman 1. Major Administrative | Government FI 
Environmental penalties. Secretary 
Engineer 
2. Minor Chairman Administrative | Government 
penalties. Secretary 
1b. | Chief Chairman 1. Major Administrative | Government जिओ 
Scientific penalties. Secretary 
Officer 
2. Minor Chairman Administrative | Government” 
penalties. Secretary 


Further, entry at serial No. (1) will be renamed as serial No. Ic. 


P. RAGHAVENDRA RAO, VINEET GARG, 
Chairman Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Haryana State Pollution Control Board. Environment, Forest and Wildlife Department. 


10525—C.S.—H.G.P., Pkl. 


